. . 


NA 


रजिस्ट्री संडी एल० -33004/96 


. . REGD. NO. D.L.-33004 /96 


. 


. 


. 


. 


FIL . 


. 
I 


" 


१ 


सयपेयजयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 3 - उंप - खंड ( 1 ) . 
PART II - Section 3 - Sub-section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 392 ] 
No. 392 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , नवम्बर 22 , 1996 / अग्रहायण 1, 1918 
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 22 , 1996 /AGRAHAYANA 1, 1918 


जल भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 
अधिसूचना 


नई दिल्ली, 22 नवम्बर , 1996 


सा . का .नि . 534( अ ) - केन्द्र सरकार, महापसन न्यास अधिनियम, 
1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित 
धारा 124 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव 
मंगलूर पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ 
संलग्न अनुसूची में दिए गए नव मंगलूर पसन न्यास कर्मचारी ( भर्ती, 
वरिष्ठता तथा पदोन्नति ) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन करती है । 

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन 
की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 


( 2 ) ये विनियम, भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
से प्रवृत्त होंगे । 

II . विनियम 7, वर्तमान का उप - बंध ( iii ) में पहले प्रावधान के 
रूप में निम्नलिखित प्रविष्टियो प्रतिस्थापित होंगी : 

(iii). क. केन्द्र सरकार द्वारा समय - समय पर जारी अधिसूचनानुसार 
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग तथा कुछ अन्य वर्गों 
के लिए छूट स्वीकार्य है । 

___ ख. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों के 
लिए साथ दी जाने वाली आयु में छूट स्वीकार्य है । 

2. सीधी भर्ती के संदर्भ में , उक्त विनियम में विनियम 7 के पहले 
उपबंध में , निम्नलिखित प्रविष्टियां, " छुट " शब्द के बाद शामिल होंगी । 

[ सं. पी . आर. - 12012/ 3/96 - पीई- 1 ] 

के. वी. राव, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 27 - 3 - 1980 को सा . का. नि . 
सं 156 ( अ ) में प्रकाशित हुए हैं और बाद के संशोधन इस प्रकार हैं -- 

(i ) सा . का. नि . सं. 1041 ( अ ) दिनांक 5 -12 - 1989 
(ii ) सा. का. नि . सं. 940 ( अ ) दिनांक 7 - 12 - 1990 
( iii) सा. का .नि. सं . 92 ( अ ) दिनांक 27 - 2- 1991 
(iv ) सा . का. नि . सं. 658 ( अ ) दिनांक 31 - 10 - 1991 
( v ) सा . का .नि . सं. 695 ( अ ) दिनांक 18 - 11- 1991 
( vi ) सा. का .नि . सं . 530 ( अ ) दिनांक 3- 8 - 1993 
( vii ) सा. का. नि. सं. 23 ( अ ) दिनांक 15 - 1- 1993 
( viii ) सा. का. नि . सं. 34 ( अ ) दिनांक 27 - 1 - 1994 
(ix ) सा. का .नि . सं. 454 ( अ ) दिनांक 12 - 5 - 1994 


अनुसूची 
नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति ) 

संशोधन विनियम , 1996 
महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 
द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए नव मंगलूर पत्तन न्यास का न्यासी मंडल 
नव मंगलर पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति ) विनियम 
1980 में फिर संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है : 

___ I ( 1 ) इन विनियमों को नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती, 
वरिष्ठता तथा पदोन्नति ) संशोधन विनियम , 1996 कहा जाएगा । 


2857 GI/ 96 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


[Part II -SEC : 3 (1) ] 


AVE 


MUL 


II . (1) The following entries shall be substituted for the 
existing entries under clause (iii ) or the first proviso in the Regu 
lation 7 of the said Regulations 

(iii) (a ) Relaxable for Schedule Castes/Scheduled Tribes/ 
Other Backward Classes and certain other categories as noti 
fied by the CentralGovernment. 

(b ) Relaxable cumulatively with any other age re 
laxation for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Back 
ward Classes 

(2 ) The following entries shall be added in the first pro 
viso of the Regulation 7 of the said Regulation " in the case of 
direct recruitment after the word " relaxed." 


(No. PR - 12012 /3 /96 - PE -I] 

K . V . RAO , Jt. Sccy. 


MINISTRY OF SURFACË TRANSPORT 

(Ports Wing) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd November, 1996 
GSR . 534 (E ). - In exercise of the powers conferred by 
Sub -section (1 ) of Section 124 read with Sub -section ( 1) of 
Section 132 of the Major Port Trusts Act , 1963 (38 of 1963), 
the Central Govt. horeby approves , the New Mangalore Port 
Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion ) 
Amendment Regulations, 1996 made by the Board of Trustees 
for the Port of New Mangalore as set out in the schodule 
annexed to this notification . 

2 . The said Regulations shall come into force on the 
date of publication of this notification in the Official Gazette . 

SCHEDULE 
New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, 
Seniority & Promotion ) Amendment Regulations, 1996 

In exercise of the powers conferred by Section 28 of 
the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Board of 
Trustees of the New Mangalore Port Trust hereby makes the 
following Regulations further to amend the New Mangalore 
Port Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion ) 
Regulations, 1980 . 

], 1. These Regulationsmay be called the New Mangalore 
Port Trust Employeos (Recruitment, Seniority & Promotion ) 
Amendment Regulations, 1996 . 

2 . They shall come into force with effect from the date 
of publication in the Gazette of India , 


Footnote :- Principal Regulations were published with GSR 
No . 156 (E ), dated 27- 3- 1980 and subsequently amended 
vide 

(1) GSR No. 1041 (E ) dated 5 - 12- 1989 
(11) GSR No . 940 (E ) dated 7- 12 - 1990 
(ii) GSR No . 92 (E ) dated 27-2 -1991 
(iv) GSR No. 658 (E ) dated 31 -10 - 1991 
(V ) GSR No. 695 ( E ) dated 18 -11- 1991 
(vi) GSR No. 530 (E ) dated 3- 8 - 1993 
(vii) GSR No. 23 (E ) dated 15 -1- 1993 
( vii ) GSR No. 34 ( E ) dated 27 - 1- 1994 
( ix ) GSR No. 454 ( E ) dated 12 -5 - 1994 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 — 1996 . 


